रजिस्ट्री सं०डी० एल - 33004 / 96 


REGD . NO. D.L,-33004/96 


. 


14. 





भारत की राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागा - खण्ड 3 --- उप - खण्ड (1) 
PART II Section 3 – Sub- section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 245 ] 
No. 245 ] . 


नई दिल्ली, सोमवार , अगस्त , 1996 / प्रावण 14, 1918 
NEW DELHI,MONDAY,AUGUST 5 , 1996 /SRAVANA 14 , 1918 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
मई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996 

सं . 22 / 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी. ) 
सा . का.नि . 351 ( अ ) --- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उत्पाद शुल्क के उदग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका उदग्रहण न किया जाना भी है ) साधारणतया 
प्रचलित थं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) की अनुसूची के अध्याय 87 के अन्तर्गत आने वाले कोलोस और बी.ई. एम .एल. 
टाटा यानों के विनिर्माण के लिए विनिर्मित और निर्वाधित रूप से प्रयुक्त मध्यवर्ती माल जैसे चेसिस , बॉडी प्लेटफार्म, टयूष समुच्चयनों पर 29 दिसम्बर, 1987 
को प्रारंभ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 3 के अधीन 
उदग्रहित नहीं किया गया था । 

2. अतः केंद्रीय सरकार, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त 
प्रथा के न होने पर ऐसे मध्यवर्ती माल पर उम्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत संदेय उत्पाद शुल्क के ऐसे मध्यवर्ती माल की बाबत संदाय किया 
जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उक्त उत्पादशुल्क उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उन्झहीत नहीं किया गया था । 


[ फा . सं . 156/ 6/ 91 - सीएक्स - 4 ] 

संघमित्रा पंडा, उप सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department ofRevenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th August, 1996 

No. 22 /96 -CENTRAL EXCISE (NT) 
G . S. R. 351 ( E). - Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent 
regarding levy of duty of excise ( including non- levy thereof ) under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), 


1907 GV9 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II 


Sec .30 ] 


TL 


the duty of excise on intermediate goods such as chassis, body platforms, tube assemblies manufactured and captively con 
supied for the manufacture ofKolos and BEML Tatra Vehicles falling under Chapter 87 of the Schedule to the Central Excise Tariff 
Act, 1985 (5 of 1986 ) was not being levied under section 3 of the said Central Excises and Salt Act during the period commencing 
on the 29th day of December, 1987 and ending with the 31st day of December, 1989 . 


2 . Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Central Excises and Salt Act, the Central 
Government hereby directs that the duty of excise payable under the said Central Excises and Salt Act on such intermediate goods 
but for the said practice , shall notbe required to be paid in respect of such intermediate goods on which the said duty of excise 
was not levied , during the period aforesaid, in accordance with the said practice . 


[F . No . 156 /6 /91-CX,4 ] 
SANGHAMITRA PANDA, Dy.Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Prens, Ring Road, Mayapuri, Now Dolhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 - 1996 


